रजिस्ट्री सं डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


भारत के राजपत्र 


सयमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड3 - उप - खण्ड ( 1) 
PART IK Section 3 – Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार , सितम्बर 10, 2008 / भाद्र 19 , 1925 
NEW DELHI, WEDNESDAY , SEPTEMBER 10 , 2003/BHADRA 19, 1925 


Ñ. 440 ) 


No. 440 ] 


W DELHI WEDNESDAY , SL 


m 


पोत परिवहन मंत्रालय 
( पी जी अनुभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2003 
सा . का .नि . 730 ( अ ). - केन्द्र सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम , 1908 ( 1908 का 15 ) की धारा 33 की उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
. शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम की प्रथम सूची के भाग I में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त भाग I के स्तंभ ( 1 ) में निम्नलिखित शब्दों के लिए : 
( क ) " बम्बई पत्तन के स्थान पर " मुम्बई पत्तन " शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
( ख ) " कलकत्ता पत्तन " के स्थान पर " कोलकाता पत्तन " शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
" मद्रास पत्तन " के स्थान पर " चेन्नई पत्तन " शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

[ फा. सं. पी आर-24015 /1/2003 - पी जी ] 

आर. के. जैन , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SHIPPING 

(PORTS WING ) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 9th September , 2003 
G.S. R. 730 ( E). -- Inexercise of the powers conferred by Sub - section (2) of Section 33 of the Indian Ports Act, 1908 
(15 of 1908 ), the Central Government hereby makes the following amendments in Part I of the First Schedule to the said Act, 
namely : 
In the said Part I, in column (1) for the following words : 

( a) “ Bombay Port " the words " Mumbai Port " shall be substituted : 

b ) " Calcutta Port" the words “ Kolkata Port" shall be substituted . 
(c) “Madras Port " the words “ Chennai Port " shall be subsituted . 

[ E. No. PR- 24015/12003-PG] 

- R. K .JAIN , Jt. Secy. 
2584 GI/ 2003 . 


Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


